निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन 1934 ( NO ) 
( सं0 पटना 545 ) पटना, वृहस्पतिवार , 11 अक्तूबर 2012 


कारा निरीक्षणालय 
गृह ( कारा ) विभाग 


अधिसूचना 

17 अगस्त 2012 
सं0 कारा / नि०को० ( क ) - 47 / 12 - 3704 — श्री उमेश प्रसाद सिंह, अधीक्षक , मंडल कारा, सीतामढ़ी को उनके 
विरूद्ध मंडल कारा , सीतामढ़ी में व्याप्त कुव्यवस्था , अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अदक्षता के संबंध में प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं । 

___ 2. निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर निर्धारित किया जाता है । 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के अनुसार श्री सिंह को निलंबनावस्था में 
नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । विभागीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया 
जायेगा । 
3. प्रस्ताव पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 545 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


बिहार गजट ( असाधारण), 11 अक्तूबर 2012 


